युगाधार 


सोहनलाल डिवेदी 


वक्तव्य 


आज हम जिस अहिंसात्मक जन-क्रान्ति की नभ-चुंबी 
अग्नि-शिखाओं के भीतर से पार हो रहे हैं, वह भारतवर्ष 
के तपोत्याग एवं तेज का अपूर्व युग है । 

जाज के कवि का सबसे बड़ा सुवर्ण अवसर यह है कि 
वह श्रपने युग की इस सर्वतो महान्‌ जन-क्रान्ति को काव्य 
का रूप प्रदान कर सके, जिससे आगे आनेवाली पीढ़ियाँ 
जब इस युग के राष्ट्रीय अभ्युत्थान को देखना चार, तब 
उनकी आँखें अघकार में ही ग्कराकर न रह जायें । 

हिंदी वाज्गमय राष्ट्र-भारती में एक-से-एक श्रेष्ठ प्रतिभायें 
हैं। मे आश्चर्य से अधिक दुःख होता है कि उनका हृदय 
आज के तपोत्याग से क्‍यों नहीं गर्वोच्छुबसित होता ! 
जननी जन्मभूमि की “शखला की कड़ियों से उनके प्राणों 
में दुवंह व्यथा का महाज्वार क्‍यों नहीं उद्देलित होता, 
ओर निर्ममता से मानवता का कठ घोटनेवाले साम्राज्य- 
बाद के प्रति उनका सक्रिय क्रोध क्‍यों नहीं धधक उठता ! 

अरधं शताब्दी से अधिक अधंमृत-राष्ट्र की धमनियों में 
नवीन प्राणों का स्पदन भरनेवाला बापू का अहिसात्मक 
अभियान एवं शवताब्दियों से पिसते आते परतत्र राष्ट्र के 
करवट बदलने का सुन्दर स्वरूप क्‍या किसी महाकाव्य 
महान्‌ साहित्य के लिए सामग्री नहीं उपस्थित करता ! 


की, 


यदि हम अपनी आँखों से देख सुन समझकर भी, 
अपने इस बल एवं बलि के अपूर्व जीवन को अ्रभिव्यक्ति 
नहीं प्रदान करते, तो हमसे अधिक हतभाग्य और कौन 
होगा १ 

भेरवी मे मैंने राष्ट्र के इसी जीवन, जागरण एवं बलि- 
दान के जीवित चित्रों को काव्य का रूप देने का प्रयास 
किया है । समाज को मैंने आग्रहपूर्वक राष्ट्र का क्रान्ति- 
गायन सुनाया है । युगाधार मे युग की राजनैतिक, 
आशिक, धार्मिक एवं सामाजिक जन-क्रान्तियों की 
चिनगारियाँ कैसे कहूँ (--धूम्र-रेखायें हैं । 

में जानता हैँ. जितना महान्‌ विषय, मेरे सामने है, 
उसकी तुलना में मेरी योग्यता नगण्य है | किन्ठ॒, फिर 
भी, में इस आशा में जो कुछ बनता है, लिखे जा रहा 
हूँ, कि कभी इस राख की चिनगारी से वह आग्नेय-काव्य 
प्रकट होगा जिससे इस युग का ज्वलत इतिहास स्वर्णांक्ष्रों 
में प्रदीक्त हो उठेगा । 

आज हमारे सामने सबसे जटिल समस्या यदि कोई है, 
तो वह एक ही है--दासता से भारत की मुक्ति । हमारी 
सभी व्यथाओं का एक ही उपचार है-स्वतत्रता | जो 
इस मूल को परित्याग कर राष्ट्र के पन्नवों, शाखाओं को 
सींचते हैं उनके सबंध में कुछ न कहना ही उचित है। 

जिन्हें अहिंसात्मक राष्ट्रीय जन-क्रान्ति में ही राष्ट्र के 
कल्याण का दर्शन होता है, वे इन साधारण रचनाओं को 
असाधारण अनुराग से पढेंगे, इसमें सदेह ही क्या है ! 

रामनवमी 

२००१ विक्रमाब्द सोहनलाल द्विवेदी 
बिद॒की, यू” पी० 


बापू के प्रति 

रेखाचित्र 

बापू 

गाँधी 

सेवाग्राम की आत्मकथा 
सेवाग्राम 

गीत - 

भ्रमण 

जउगता राष्ट्र 

हलधर से 

मज़दूर 

जागो, हुआ बिहयन 
हमकी ऐसे युवक चाहिए 
ओ तदण 

ओ नौजवान 
प्रयाण-गीत 
अमभियान-गीत 


ऋम 


जागरण 

कशणिका 

नव माँकी 

बेतवा का सत्याग्रह , 
विश्राम 
अभियान-गीत 

कैसी देरी 

अनुरोध 

ग्रह-त्याग 

राजवदी राष्ट्र कवि 
दीनवधु ऐड्र ज के प्रति 
उद्बोधन 
कालंमाक्से के प्रति 
लाल ध्वजा 
क्रान्तिकुमारी 
भारतवर्ष 


७७ 


प्७ 
६१ 
धर 
६३ 
पद 
प्७ 
६० 
हर 
(74 
६& 
९०४ 
१०६ 
श्ण्८ 
११० 
११३ 
११७ 


उत्सगग 


उनकी पुण्य-स्मृति में 
जो जननी जन्मभूमि की '्रखला की 
कड़ियों को छिन्न करने के 
» प्रयत्ञ में सदेव के 
लिए बलिवेदी 
पर सो गए. हैं, 
और उन्हे 
जो राष्ट्र की स्वतत्रता के अग्नि-पथ पर 
निरंतर अग्रसर 


हो रहे हैं। 


० ह किन नाप ननलीज++-+-बनल- 3० निया «न +3+3-3+-ज«न-मनननान+वनन++3स ५“नकमक-+मनविननन-ननमनक७ न कान वन न के न-बषनन»मक किन नली पान न नननना नानननी पी न फकननन पिता न "कक कनन मनन न न विधिक नणकलक नी पि किन ननक्‍ 


जब बंदी है राष्टू, वंदिनी 
अपनी भारत-माता , 
ज्लुधिति. तृषित अन्वसन 
| वि 
जनगण है, बैठा दूर विधाता ; 


पृथ्वीरज कसे घबड़ाते 
व्याकुल ज़ंजीरों में; 
शब्द-वेध वनकर तुम आओ 
सधे हुए तौरों मे! 


कि 


डे च्वुफणटएल्टज बट रे 
मी किक थे 8 


कद 5 सजा 


4 है 
्च के 
ह | ऑिक कद 200० 4(िए.... के 
ह जी # | दी. ना. 


१ 











युगाधार 


बापू के प्रति 


तुम नवजीवन के नव विधान ! 
युग युग बधन के मुक्ति-गान ! 


ठुम आशा के स्वर्णिस प्रकाश , 
मानव-मन के मघुमय विकाश । 


तुम नवयुग के नूतन विहान | 


ठुम नवचेतन के नव विधान | 


तुम हो अतीत के अमर-गीत , 
भावी की भघु-छाया पुनीत , 


तुम वतंसान* के कमगान | 
वुम नवजीवन के नव विधान ! 


दुर्बल दलितों के क्रान्ति-घोष , 
वुम पठठलितों के शक्तिकोश ! 


ैँ एक 





मृत-जीवन के तुम जन्मप्राण ! 
तुम नव संस्कृति के नव विधान ! 


तुम करुणा के पावन प्रवाह , 
तुम अमर सत्य के गंघधवाह , 


समता ममता के नववितान 
तुम नव सस्कृति के नव विधान १ 


आत्माहुति के अनुपस प्रयोग , 
नूतन दधीचि के नवल योग , 


बलिदान-गीत, बलिदान-गान ! 
ठुम नव सस्कृति के नव विधान ! 


रेखाचित्र 


उन्नत ललाट पर चिता की 
कतिपय रेखायें लिए, हुए , 
विस्तृत भेंहें, विशाल नेत्रों में 
ममता का मध्ठ॒ पिए हुए , 


नासा सुदीर्घ, श्रुतिपुट सुदीर्ष , 
सोमाग्य बुद्धि सकेत बने, 
नित नमित देखते धरणी को 
करुणामय विनय-निकेत बने। 


आजानुबाहु फेली दोनो 
वक्षुस्थल सघन रोम वेष्ठित , 
कटि-तट पर खादी की कछनी 
अपनी कगाली की प्रतिनिधि , 


९६ '33७-3-५.५+७व.व.नत+.ततत++->न की ननन- न कक 3-.>>क+ ७). 3... 3 पानक-ा४ नाप कमन. कान 


शिर पर छोटी सी चोटी के 
अनियंत्रित केश छहरते से', 
इृढ अग और पग्रत्यंग खुले 
मलयज के सग लहरते से। 


अनमोल सृष्टि की रचना यह 
दो अचछ्र में हो गई बढद् , 
बापू” के लघु सबोधन में 
- सारा रहस्य युग का निबद्ध ! 


अकलन--मयकन-अ-+कलन लेट लीन की 


व 0ह............................>+>--जलल नल लीड: खत ता 5४४४“; 
अनास+ आजक अजन 


बापू 


मन मे नूतन बल सेवारता 
ज्ञीवन के सशय मय दरता , 
वृद्ध वीर बापू वह आया 
कोटि कोटि चरणों को धरता ; 


धरणी-मग होता है डगमग 
जब चलता यह धीर तपस्वी , 
गगन मगन होकर गाता है 
गाता जो भी राग मनस्वी ; 


पग पर पग, धर-धर चलते हैं 

कोटि कोटि योधा सेनानी 
बिनत माथ, उन्नत मस्तक ले , 
कर निःशस्त्र, आत्म-अमिमानी | 


युग-युग का घनतम फटता है 
नव प्रकाश पग्राणों में भरता , 
वृद्ध वीर बापू वह आया 
कोटि कोटि चरणों को धरता ! 


निद्रित भारत, जगा आज है 
यह किसका पावन प्रमाव है ! 
किसके करुणाचल के नीचे 
निर्भभता का बढा भाव है? 


नवचेतन की श्वास ते रहे 
हम भी आज जी उठे जग में , 
उठा लगाया हृदय-कठ से 
किसने पददलितों को मग में 


व्यथित राष्ट्र पर आँचल करता 
जीवन के नव-रस-कन दढरता , 
बुद्ध वीर बापू वह आया 
कोटि कोटि चरणों को धघरता ! 


यह किसका उज्ज्वल प्रकाश है 
नवजीवन जन जन में छाया , 
सत्य जगा, करुणा उठ बेढ़ी 
सिमटी मायावी की माया , 


वैभव? से विराग! उठ बोला--- 
धलो बढो पावन चरणों में , 
मानव-जीवन सफल बना लो 
चढ पूजा के उपकरणों में |? 


जननी की कंडियाँ तड़काता 
स्वतत्रता के नव स्वर भरता , 
वृद्ध वीर बापू वह आया 
कोटि कोटि चरणों को घरता ! 


क़्व 


आठ 


गॉधी 


किसने स्वदेश को युग-युग की 
गहरी निठ्रा से जगा दिया! 
किसने भारत को पल-पल की 
अलसित तंद्रा से जगा दिया ? 


चल पड़ा कॉन मरने मिटने ? 
लेकर कुछ वीरों की ठोली , 
सुलगा दी मग-मग पग्र-पग में 
किसने आजादी की होली ! 


नीली सागर की लहरों को 
यह कौन अकेले चीर चला ! 
लड़ने को सुभट लड़ेतों से 
यह कोन अकेले वीर चला ! 





हैं मुद्दी भर इंड्ियाँ, भले ही 
कह लो ठुम इसको शरीर , 
संसार केपाता चलता है 
यह भारत का नंगा फक्कीर ! 


हमने, तुमने, सबने जिस पर 
अपने सुख की आशा बॉधघी , 
अपनी यशुदा का सनसोहन 
वह भारत का प्यारा गाँधी। 


बे 
श्स 


सेवाग्राम की आत्मकथा 


वर्धा में बापू का निवास 
अब कहते जिसको महिलाश्रम , 
क्या देख रहे ये उन्मन हो 
नभ में घन के घिरने का क्रम ! 


घन विकल घूमते अबर में 
केसे बरसावें वे जीवन १ 
बापू हैं आश्रम में आकुल 
केसे लावें वे नवजीवन ! 


ब्रिजली है रह रह कॉंध रही 
घनमाला के अंतस्तल में , 
संकल्प विकल्‍प इधर उठते 
हैं बापू के हृदयस्थल में-- 


थे नगर विभव वैभव बधन से 
चाह रहे हैं कसना मन, 
में चला तोड़ने ये कड़ियाँ , 
आर रहा ग्राम का आमंत्रण |? 


भा रही ग्राम की सरलवायु 
कहती आओ हे मनमोहन ! 
तुम बहुत रह चुके नगरों में 
देखो, मेरे मी णह -आँगन !? 


आओ तुम पुरदई - पालों में 
आओ छप्पर खएरेलों में, 
आओ फूसों की कुटियों में 
कुम्ह़े कद्दू की वेलों में। 


आओ कच्ची दीवारों से 
निर्मित घर की चोपालों में , 
रते हैं दीन किसान जहाँ 
ज़ासुन महुआ के थालों में । 


आओ नवजीवन के ग्रमात | 
आओ नवजीवन की किरणों , 
इन ग्रामों का भी भाग्य जगे 
ये भी पदनख को वरणो!ं। 


स्यारद 


ये ग्राम ठगाते शअ्रन्न धान 
नगर प्रेम से चलते ह , 
जो कृपक उगाते साग पात 

मगर लूटते रहते हैं। 


। ५ -02 


जे 
वें 


दधि दूध और घृत की नदियाँ 
थे नगर पिये ही जाते हैं! 
भूखे रहकर, नंगे रह कर 
ये आम जिये ही जाते हैं! 


कुछ मूल, सूद दर सूद लगा 
गृह छीन लिए ही जाते हैं , 
चिकनी चुपड़ी बातें कद्दकर 
रे घाव मसिये ही जाते हैं। 


निशिदिन है दाह्कार मचा 
केसा यह अत्याचार मचा ! 
निर्धन को धनी खा रहे हैं 
यह ब्र्बर नर-सहार मचा ! 


बेभव विलास के उच्च नगर 
हैं तुझे उधर ही खींच रहे , 
फैला कर इन्द्रजाल अपना 
अन्तर के लोचन मींच रहे।! 


ओ आत्मसाधना के यात्री! 
तेरा पावन आवास यहाँ, 
निर्मल नभ, धरणी हरित जहाँ 
लाती है वायु सुवास जहाँ। 


भोले भाले (+सच्चे किसान , 


तुमको न कभी भठकावँँगे , 
अपने खेतो खलिहानों का 
वे तुमको वृत्त सुनावेगे। 


कैसे कहती है रात, दिवस 
केसे ठुमको सममावेंगे , 
है ग्रामदेवता ! ग्राम तुम्हे 
पाकर कछतार्थ हो जावेंगे। 


आओ नवयथुग के निर्माता ! 
आओ नवपथ के निर्माता ! 
आओ नवयुग के निर्माता ! 
आओ  नवजीवन के दाता! 


हैं जीर्ण शीर्ण ये ग्राम 
जहाँ युग-युग से छाया अधकार , 
ये रौख-भव में बसे हुए 
सुन लो तुम इनकी भी ग़ुहार। 





तेरद 


घन चले फूट कर बरस पड़े 
भरने अमृत से भव सारा, 
बापू भी आश्रम से बाहर 
बह चली किधर गगा घारा ? 


घन लगे बरसने रिमसिक भिमिक 
कुछ हुआ और भी अ्रधकार , 
बह चला प्रम॑जन भी सन सन 
बिजली चमकी ले द्रुति अपार । 


बापू कटियद्ध चले आश्रम 
को त्याग; व्यग्र आश्रमवासी | 
इस समय कहाँ इस असमय में 
जाते हैं अपने अधिवासी!? 


आश्रमवासी चितित व्याकुल 
कहते जाने का यह न समय , 
“विश्राम करो बापू | चलना प्रातः 
जब हो शुभ अरुणोदय !! 


दुर्दिन है, सुदिन नहीं है यह 
हम सभी चलेंगे साथ सग , 
एकाकी जायें न आप कहीं 
तम सघन, गगन का श्याम रग | 


पर सुनते कब किसकी बापू 
वे सुनते आत्मा की पुकार , 
वे सुनते निज प्रश्चु की पुकार 
चल पडते खुलता जिधर द्वार | 


रह गई विनय अनुनय करती 
पर, कहाँ किसी की वे मानें १ 
वे चले आज एकाकी ही 
उन्नत ललाट, सीना ताने | 


कर में लेकर अपनी लकुटी 
तन में मोटा उजला कबल , 
इृढ दृष्टि, सुदढ गति प्रगति पुष्ट , 
देने को गआ्रामों को सवल ! 


वे चले स्वयं घन गजनसे , 
विद्युत्‌ के अविचल वर्जन से , 
प्रलयक्र भीम प्रमजत्न से , 
जलनिधि के भीषण तज्जन से ! 


रह गए देखते खडे सभी 


चित्रित से, जड़ित, चकित, विस्मित ! 


कितने दुजय निर्मय हैं ये 
यह भी विभूति प्रभु की विकसित ! 


पंद्रह 


बापू आश्रम से दूर दूर थे 
बहुत दूर अपनी घुन में , 
जा रहे चले गभीर शान्त 
आत्मा के मधुमंय गुंजन में। 


बह रहा प्रमजन था रह रह , 
बापू बढते मोंके सह सह , 
बाधाओं की विपदाओं की 
प्राचीरे जाती थीं ढह द्वह ! 


बिजली बन करके कठहार 
बापू के उर में सजती थी , 
घन थे प्रसन्न, अमृत जल था , 
वशी स्वागत की बजती थी। 


आमों की उत्सुक आँख लगी थी 
अपने नव अम्यागत पर , 
किसको सीमाग्य प्रदान करे 
सब उत्कठित थे स्वागत पर ! 


पथ की लतिकाएं फूल रही 
फूलों के घट थी साज रहीं , 
मधुभमर के मगल घट में 
ग्रतिहारी बनी विराज रही। 


मन में प्रसन्न खगमृग अतीव 
वरदान उन्‍होंने पाया था; 
आज ही अहिंसा का स्वामी 
गृह तज कर बन में आया था। 


ये मुंदित मयूर मयूरी मिल 
हिलमिल कर गरवा नाच रहे , 
सुरधनु से पख खोल अपने 
निज भाग्य-पृष्ठ थे बॉच रहे। 


ककश कठोर थी भूमि बनी 
करुणा जल पा करके कोमल , 
वापू. प्रसन्न उन्मुक्त सबल 
थे चले जा रहे उत्य खल। 


रूफा की इधर भक़ोरे थीं 
हिमगिरि पर उघर महान चला , 
वर्षा की बूँदे थीं सहख 
पर उधर भीम तूफान चला। 


ग्रामों का नव उत्थान चला , 
यह मव का नव निर्माण चला ! 
पद दलितों का अरप्ान चला , 
आत्माहुति का बलिदान चला | 


सनत्रह 


थे चरण चिह्न बनते पथ में 
हृढ पुष्ट चरण, मिट्टी धँसती-, 
इतिहास लिख रही थी दुनिया 
थी आज नई बस्ती बसती ! 


कितनी ही आँखें बिछ पथ पर 
थी पदरज ले धरत्री शिर पर , 
वनबालायें वन घूम घूम 
गाती थी गायन मादक स्वर ! 


बापू चल आये दूर 
जहाँ निजन वन था एकात प्रात , 
था गॉव एक सेगॉव 
जहाँ दो चार धाम ये खड़े शात ! 


जैसे ग्रामों के प्रतिनिधि बन 
वें हों स्वागत में सावधान | 
सोंभाग्य समझ अपने गणह का 
ले गए उन्हे शह में किसान | 


बीती वह रात वहीं उन 
कुँटियों में जब पुए॒य प्रभात हुआ , 
देखा दुनिया ने वहीं एक 
था मधुर ग्राम नवजात हुआ | 


सेवाग्राम 


वर्धा से दूर सुदूर बसा है 
एक मनोहर मधुर आम , 
जिसका है सेवाआम नाम 
हैं जिसमें लघु लघु बने घाम । 


है यही देश का हृदय तीर्थ 
है यही देश का हृदय प्राण , 
हैं उठते यही विचार दिव्य 
जो करते जनगण राष्ट्रत्नाण । 


नवयुग के नये विधाता की 
यह है अजीब छोटी बस्ती , 
जिसमें नवीन जीवन का क्रम 
जिसमें नवीन दुनिया हॉँसती। 


यह तपोभूमि, यह कमंभूमि 
यह धमंभूमि है तेजमयी , 
जिसमे सुलमाई जाती हैं 
सब॒ जटिल ग्रन्थियों नई-नई । 


यह है हिमाद्रि उत्तुण धवल 
जिससे बहकर गगा धारा, 
है हरा भरा उबर करती 
भारत का श॒ह ऑगन सारा। 


है यहीं सोय॑ मडल जिसके 
चारो ही ओर प्रकाशपुज , 
करते रहते हैं. परिक्रमा 
सोचते दिव्य आरती कुज। 


लेकर प्रकाश की रश्मि कर्म की 
गतिविधि, रति मति का सवल , 
अगशित नक्षत्र उऊदित होते 
सुंदर स्वदेश नम में निर्मल । 


यह शक्ति-केन्द्र, प्रेरणा-केन्द्र , 
अचच॑ना-केन्द्र,,. साधना-केन्द्र , 
वंदन अमिनदन करते हैं 
जिसमें आकर नर ओ' नरेन्द्र । 


है यहीं मूर्ति वह तपोमयी 
० जो देती रह-रह नवल स्फूर्ति 

इस देश अभागे की, मोली 

भरती है सवल नवल पूर्ति , 


वह मूर्ति जिसे कहते बापू 
गाँधी, मनसोहन, महात्मा , 
रहती है यही, यहीं सोती 
जगती प्रणम्य वह युगआत्मा। 


गीत 


ऊंषा के मधघुमय अचल में। 


सुन पड़ता है घटा-ध्यनि घन , 
' उठ पड़ते आश्रमवासी जन , 
प्राथना समय आता पावन ; 


चल पड़ते सब पूजास्थल में 
ऊषा के मघुमय अचल में। 


बापू की कुटिया के समीप , 
आ जुड़ती जनता आऔ'* महीप , 
खिलता भक्तो का एक द्वीप , 


उठता है अमृत स्वर पल में , 
ऊषा के मधुसय अचल में। 


बाईस 


प्रातस्मरामि वह आत्म तत्त्व, 
सचित्सुख जिसका है महत्त्व , 
हम्‌ उसी ब्रह्म के शुद्ध सत्त्व , 


केवल न धूलिकण भूतल में 
ऊषा के मधुमय अचल में। 


छाती है उर में मह्ाशान्ति , 
हव्ती हे उर की महाभ्रान्ति , 
फटती युगयुग की चिर अशाति , 


खिलता प्रकाश अतस्तल में 
ऊषा के मधुमय अचल मे | 


रह रह बापू की तपोमूर्ति , 
तन मन में देती नई सुफूर्ति , 
होती अभाव की आज पूर्ति , 


जीवन के इस सुवर्ण पल मे । 
ऊषा के मधुमय अचल में। 


खिंचता है सहसा वही चित्र ; 
ज्यों बोधघिसत्त्व बेंठे पविन्न , 
पदतल सेवक जनता विचित्र , 


सब मत्र मुग्ध भवमगल में। 
ऊषा के मधुमय अचल में। 


प्राणों का कल्मष पिघल पिघल « 
चाहता भागना निकल निकल , 
बह रश्मि फूटती है निर्मल , 


पथ दिखलाता कोलाइल में। 
ऊषा के मधुमय अचल में। 


वह पुण्यवान वह भाग्यवान , 
जिसने यह क्षण पाया महान , 
जब प्रभु उर में हो भासमान , 


बल आ जाता है' निबल में। 
ऊषा के मधुमय अचल में। 


भ्रहण 


सध्या की स्वर्णिम किरणें जब 
ढल छा जाती हैं तस्झों पर , 
कुछ कलरव करते सा उडते 
खगकुल तृण चुनचुन अपने घर । 


न 


गोधूलि बनी संध्या - समीर 
पथ में उडती है कभी कभी , 
लोगते कृपक खलिहानों से 
कधे धर हल पुर वस्त्र सभी। 


तब चलती है गोली पथ में 
कुछ इने गिने मस्तानों की , 
घूमने साथ में वापू के 
आजादी के दीवानों की। 


लो चलो घूमनेवाले सब! 
बापू कहते आकर बाहर , 
सुनकर वाणी आशभ्रमवासी 
आते कितने ही नारी नर ) 


कुछ नन्हे नन्‍्हें बच्चे भी 
आकर कहते हैं मचल, मचल , 
बापू छात चलेंगे अबी 
आगे बढ़कर उछल-उछल | 


मातायें कहती चल न सकेगा 
खेल अभी बेटा! घर में, 
बापू कुछ क़दम चला देते 
शिशु का कर लेकर निज कर में । 


आस आते हैं नहीं कभी 
है हँसी खेलती अधरों पर , 
वह जादू बापू कर देते 
बच्चों से बातें कर मनहर | 


यों ही औरों को मीतो वे 
चलना भव पथ में सिखलाते , 
सब चलते हैं दो-चार कदम 
फिर शिशु से पीछे रह जाते ॥ 





शिशु सोचा करता खडा खड़ा 
वह थोडा ओर बड़ा होता , 
तो साथ-साथ चलता बापू के 
यों न कभी पिछडा दोता। 


चलते अनेक हैं साथ-साथ 
कुछ ही तो ही हैं चल पाते , 
कुछ पहले ही, कुछ बीच , 
अत में कुछ, कुछ पीछे रह जाते । 


-यह भ्रमण खोल सा देता है 
उनके जीवन का गहन ससे , 
जो साथ चल सके बापू के 
दो चार नित्य जो निरत-कर्म । 


“कितनी गति इनकी तीज 
चले तब चले, नहीं रोके रुकते , 
कुछ भी आये सामने, शीत 
हिम, विन्न, कहाँ पर ये मुकते ! 


; 
“इनके चरणों में ही चल चल 
इस गिरे राष्ट्र को बढ़ना है , 
पजिस ओर चले जनयणनावक 
घाटी पर्वत पर चढ़ना है।! 


कनजिललज जीना 


शिशु सोचा करता खड़ा. खड़ा 
वह थोड़ा और बड़ा होता , 
तो साथ-साथ चलता बापू के 
यो न कभी पिछड़ा होता। 


चलते अनेक हैं साथ-साथ 
कुछ ही तो ही हैं चल पाते , 
कुछ पहले ही, कुछ बीच , 
अत में कुछ, कुछ पीछे रह जाते। 


यह भ्रमण खोल सा देता है 
उनके जीवन का गहन मर्म , 
जो साथ चल सके बापू के 
दो चार नित्य जो निरत-कर्म । 


कितनी गति इनकी तीजत्र 
चले तब चले, नही रोके रुकते , 
कुछ भी आये सामने, शीत 
हिम, विन्न, कहाँ पर ये झुकते 


हे 
इनके चरणो मे ही चल चल 
इस गिरे राष्ट्र को वढना है , 
जिस ओर चले जनगणनायक 
घाटी पर्वत पर चढ़ना है! 


उगता राष्ट्र 


आज गाष्ट निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत सबर्पों में । 
कही विजय है, कहीं पराजय 
राष्र ठगा करता बषों में। 


वीखती हैं डटे समर में 
भीरु खडे हैं वनकर दर्शक , 
अपने तन का मोह जिन्हे हो 
५ 
उनको रण क्‍या हो आकपके ? 


हम रण के ककण पहले हैं 
मरण हमें त्योहार पर्च है, 
पुरुष पराक्रम टठिखलाते हैं 
बल विक्रम का जिन्हें गव॑ है। 


मिलता है उत्कर्प सभी को 
पार उतर कर अ्पकर्पों में। 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा 
अणना शत-शत सपघर्पों में। 





मस्जिद से मन्दिर लड़ते हैं 
गिरजा से लड़ते बिहार मठ , 
धर्म अनर्थ कर रहा कितना 


अर्थ 


करते हैं अधर्म पामर शठ। 


वर्ण वर्ण में छिड़ा इन्द्र है 
जाति-जाति से जूक 'रही है , 
स्वार्थ किए है व्यग्न सभी को 
सुमति सुगति कब सूझ रही है ! 


आज जागरण है, जीवन है 
शक्ति जग रही निष्कर्षों में। 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत सघर्षों में। 


बृद्धों से लड़ रहा तरुण दल 
उनमें भी सेवा-उमग है; 
स्वतत्रता के नव गीतों में 
साम्यवाद का चढ़ा रग है। 


भू-पतियो से कृषक लड रहे 
घनिकों से हैं, श्रमिक युद्धरत , 
जीवन नहीं, जीविका चहिए 
गरज रहा है आज लोकमत !' 


धधकी महा उदर की ज्वाला 
रणचडी के प्रण -हर्षों में। 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत सघर्षों में। 


साम्राज्यों की नीव कप रही 
केंपती राज्यों की प्राचीरें , 
जन-सत्ता जग पड़ी आज है 
अब असह्य जनता की पीरे। 


आज दुर्ग की ईंयें ढहतीं 
वकिम भ्रकुटि उठी राजों में , 
जहाँ क्रूर ताडव प्रभ्ुता का 
लजा लुगती है ताजों में। 


सिहद्दारा खुल गए, सदा को 
किसी तपस्वी के स्पर्शों में। 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत धर्ष्षों में। 


हम तो हैं उनके मतवाले 
बलि-पथ पर जो रक्त चढाते , 
विजय मिले, या मिले पराजय 
अपने शीश दान कर जाते। 


इकः 


हम तो हैं उसके मतवाले 
कौन नहीं होगा मतवाला ? 
जिसने गोवर्धन उडँगली पर 
उठा लिया, दुख भार सेमाला । 


उन विशाल बॉहा केबल पर 
जय अपनी रण दुष्धपां मे | 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा, 
अपना शत-शत सुध्रषों में। 


हि 


धर्मों * के पाखडवाद का 
श्रम मिटता है धीरे - धीरे , 
राष्ट्र धर्म जग रहा मोज्ञुप्रद 
गंगा यमुना तॉरेतीरे। 


आज मातृ-मदिर उठता है 
बलिदानों की श्रचल शिला पर , 
तरल तिरगा लहर रहा है 
विजय-केतु बन सबके ऊपर। 


कोटि-कोटि चरणों की व्वनि मे 
कोटि-कोटि स्वर के धर्षों से । 
आज राष्ट्र निर्माण हो रहा 
अपना शत-शत सबर्षों में। 


हलधर से 


देखो, हुआ प्रभात, उधर 
प्राची में है लाली छाई, 
जगो किसानो आज तुम्हारे 
जगने की वेला आईं। 


जब तक तुम न जगोगे, तब तक 
नही जगेगा हिन्दुस्तान , 
हिन्दुस्तान बसा है तुम में 
क्या तुम हो इससे अनजान ! 


गाँवों मे पुरई पालो में 
आज जागरण-शख बने , 
चले तुम्हारी गोली प्यारे! 
तब भारत की सैन्य सजे ।, 


तेतीस 











जगा रहा युग, जगा रह्य जग 
जागो है सोये भाई, 
जगो किसानो आज उम्हारे 
जगने की बेला आई। 


तुम्हे नहीं क्‍या जात ! तुम्हारे 
बल पर चलते हैं शासन , 
तुम्हें नहीं क्या जात ! तुम्हारे 
धन पर निर्मर सिंहासन | 


तुम्हे नहीं क्‍या ज्ञात १ तुम्हारे 
श्रम पर सब वैभव साधन , 
तुम्हे नहीं क्‍या ज्ञात १ तुम्हारी 
बलि पर है सब विजय-वरण । 


करुणा है यह सभी तुम्हारी 
जो वसुधा है हरियाई , » 
जगो किसानो आज तुम्हारे 
जगने की बेला आई। 


तुम्हें नहीं क्या ज्ञात ! तुम्हीं हो 
जननी की अगणित सतान ! 
तुम्हें नहीं क्‍या ज्ञात ! तुम्हीं पर 
निर्मर है अपना उत्थान! 


तुम्हें नहीं क्या ज्ञात १ राष्ट्र के 
तुम हो कमंठ कर्णाघार ! 
बिना तुम्हारे उठे न उठ 
सकती है उन्नति की सीनार। 


पी फट चुकी हट गए तारे 
किरण हैं भू पर छाई, 
जगो किसानो, श्राज तुम्हारे 
जर्गने की बेला आई! 


कोटि कोटि हो तुम्हीं धीरधर | * 
अपनी जननी की सनन्‍्तान , 
हिन्दू, मुसलिम, सिक्‍्ख, पारसी , 
जेन॑, बुद्ध या हो क्रिस्तान , 


हल है झरूडा सदा तुम्हारा 
हल के गाओ गोरव गान ! 
हल से हल हों सभी समस्या 
सहल बने अपना भेदान। 


चलो आज तुम कोटि कोटि मिल 
बही जागरण-पुरचाई , 
जगो किसानो, आज तुम्हारे 
जगने की बेला आई! 


हल के बल पर तुम उपजाते 
ऊसर में भी गेहूँ धान, 
हल के बल पर तुम देते हो 
क्लुधित तृषित को जीवन दान । 


हल का पूजन करो आज फिर , 
हल की उठे निराली तान , 
हल से हल हों सभी समस्या 

हलका होवे भार महान | 


'हल के गाओं गीत निराले 
बढो, विजय वरने आई। 
जगो किसानो, आज तुम्हारे 
जगने की बेला आई! 


चले तुम्हारा हल घरणी में 
लिखे तुम्हारे बल के लेख , 
शस्य श्याम जो भी लहराता 
श्रससीकर की जिन पर रेख । 


चले तुम्हारा हल धरणी मे 
ऊसर बने। खेत खलिहान , 
कूडे का भी भाग्य जग उठे 
अन्नराशि हो वहाँ महान [ 


दीन न निधन तुम रह सकते 
साहस ने ही जय पाई 
जगो. किसानो, आज 
तुम्हारे जगने की वेला आई ! 


कितने भोले हो गरीब हो 
इसका तुमको जरा न ध्यान , 
अपनी ही अनजान दशा में 
पाते हो तुम कष्ट महान। 


तुम अपने को पहचानो तो 
फिर न रहेगा यह दुख दैन्य , 
निरबंत्त की सब बलि देते हैं 
बली सजाते हैं रण सैन्य! 


देख रही माता अधीर हो 
उठो लाल जागो भाई। 
उठो किसानो, आज तुम्हारे 
जगने की बेला आई। 


मज़दूर 


पृथ्वी की छाती फाड़ 

कोन ये श्रन्न उगा लाता बाहर ! 
दिन का रवि, निशि की शीत , 
कौन लेता अपनी सिर आँखो पर १ 


ककड पत्थर से लड़ लड़कर 
खुरपी 'से ओर कुदाली से , 
ऊसर बजर को उर्वर कर 
चलता है चाल निराली ले। 


मजदूर ! भुजाये वे तेरी 
मजदूर शक्ति तेरी महान, 
घूमा करता तू महादेव | 
सिर पर लेकर के आसमान। 


पाताल फोड़कर महाभीष्म ! 
भूतल पर लाता जलधारा , 
प्यासी भूखी दुनिया को वू 
देता जीवन सवल सारा | 


खेती से लाता है कपास 
घुन घुन बुन कर अबार परम , 
इस नग्न विश्व को पहनाता 
तू नित्य नवीन वस्त्र अनुपम | 


नगी धूमा करती इुनिया 
मिलता न अन्न भूखों मरती , 
मजदूर ! भुजायें जो तेरी 
मिट्टी से नहीं युद्ध करती। 


तू छिपा राज्य उत्थानों में 
तू छिपा कीति के गानों में , 
मजदूर ! भुजाये तेरी 
दुर्गों के आग उठानों 


सर 


तू छिपा नवल निर्माणों 
गीता में और पुराणों में , 
युग का यह चक्र चला करता 
तेरी पद-गति की तानों में। 


7०५ 


तू ब्रह्म विष्णु रहा सदैव 
तू है महेश प्रलयकर फिर | 
हो तेरा ताडव शश्षु | आज: 
हो ध्वंस, सूजन मगलकर फिर ! 


उन्तालीत 


जागो, हुआ बिहान ! 


किस रजनी के मधुर अक में 
खोई हर घडियाँ 
खोइई अलसित डेयाँ ! 
राज्य ध्वंस हो गया, लुग गया 
वेभव माणिक-मसणियाँ ! 


देखो घर की श्री-सपति का 
कौन बना अधिराज १ 
जागो, जागो, ऐ. स्वदेश ! 
लुट गया तुम्हारा ताज! 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ बिहान ! 


काशी लुटी, अयोध्या अपनी 
मथुरा चुटी विशाल , 
उठा ले गये परदेशी 
भर भर खुबर्ण के थाल ! 


इन्द्रपस्थ के सिहासन पर 
देखो बैठा कौन ! 
जागो जागो ऐ,. स्वदेश 
है व्यथा जगाती मौन | 


*ँ 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ बिहान |! 


यह दरिद्र का वेश 
वन गये हो मिन्ुक कंगाल | 
छिपा रहे हो फटे जीखण- 
व्चों से तन ककाल ! 


दो दो दाने को देते हो 
कपित हाथ पसार , 
द्ग्ध कपोलों पर 
बहती रहती आस की घार ! 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ बिहान ! 


मुीमर सेना का शासन, 
तुम असख्य आधीन १ 


इकतालीस 


इससे ज्यादा ओर तुम्हारी 
क्या होगी तोहीन ! 


' रण्मेरी की कठिन चोट 
करती तुमको  आहान ; 
जागो, जागो, कोदि कोटि 
भारत माँ की सतान 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ बिहान ! 


भीम और अर्जुन के पुत्रो, 
बने हुए हो दास । 
ऐसे पराधीन जीवन से 
मधुर मृत्यु का पाश। 


कुरुक्षेत्र में गज रहा है 
मैरव *  शह्ठ निनाद , 
जागो, जागो, आ्राज 
पाण्डवों के रण के उन्माद ! 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ विहान | 


जीना हो तो जियो आज 
बनकर ख्वतन्त्र है वीर! 
नहीं, समा जाओ नीचे 
पृथ्वी की छाती चीर।! 


जागो, जागो आज महां- 
भारत के भीषण गान ! 
जागो, जागो, भूकपित 
करनेवाले प्रस्थान ! 


मेरे हिन्दुस्तान ! 
जागो, हुआ बिहान ! 


हमको ऐसे युवक चाहिये 


ब्रह्मचर्य से मुखमडल पर 
चमक रहा हो तेज अपरिमित , 
जिनका हो सुगठित शरीर 
हृढ भुजदडों मे बल हो शोमित । 


जिनका हो उन्नत ललाट 
हो निर्मल दृष्टि ज्ञान से विकसित , 
उर में हो उत्साह उच्छुबसित 
साहस शक्ति शौय हो सचित | 


देश प्रेम से उमड़ रहा 
जिनक वाणी में जय जय स्वर , 
हमको ऐसे युवक चाहिए 
सके देश का जो सकट हर | 


रस विलास के रहे न लोलुप 
जिनमें हो विराग वैभव का , 
अतुल त्याग हो छिपा देशहित 
जिन्हें गव हो निज गौरव का | 


सेवाव्रत में जो दीक्षित हों 
दीन दुखी के दुख से कातर , 
पर सताप दूर करने को 
ललक रहा हो जिनका अतर | 


बने देश के हित वैरागी 
जो अपना घरवार छोड़कर , 
हमको ऐसे युवक चाहिए 
सकें देश' का जो सकट हर | 


सदा सत्य पथ के अनुयायी 
जिन्हें अनुत से मन में भय हो 
दुबंल के बल वनने के हित 
जिनमें शाश्वत भाव उदय हो। 


जिन्हें देश के बच्चन लखकर 
कुछ न सुहाता हो सुख साधन , 
स्वतत्रता की रटन अधर में 
आजादी जिनका आराधन | 


सिर को सुमन समझकर जो 
अपित कर सकते हों मा पर , 
हमको ऐसे युवक चाहिए 
सकें देश का जो सकट हर | 


पे त्तालीस 


ओ तरुण ! 


ओ तरुण ! तेरी जमाना 
देखता है राह ! 
किधर तेरी वाह उठती 
किधर तेरी आह! 


तू रे औः हो जवानी, 
देश हो लाचार १ 
तो ठुमके, तेरी जवानी 
पर, अरे घिकार ! 


देखता तू वाट किसकी ! 
देख अपना जोश , 
देख जननी वदिनी, कब से 
पडा वेहोश ! 


रक्त की बूँदे न फिर भी 
जल बने अगार ; 
दूर हट, मत मुख दिखा 
तो मातृ भू के भार ! 


अरुण आँखों में रहें, घिरते 
प्रलय॒ के मेघ , 

चाल में- बिजली चमकती हो 
सघन तम देख , 


४ 


किक 


अभय मुद्रा में उठा हो हाथ 
बन वरदान , 
मस्तकों पर पथ बना, चल 
आओ पग्रवल तूफान | 


बेढ उधर, हुंकार भर, हो 
जिघर गर्जन घोर , 
छीन ले रकडा कि जिनका 
घट गया हो जोर। 


आज मानवता तुमे ही 


देखती हे वीर! 
आँख में ऑसू न हो, वह 
खींच दे तस्वीर! 





सेंतालीस 


अड्तालीस 


ओ नोजवान ! 


ओऔ ओ नौजवान ! 
आओ ओ नौजवान | 


तेरी भ्रूभगों से सीखा करता 
है प्रलय नृत्य करना ; 
तेरी वाणी से सीखा करता 
काल ताल अपनी भरना । 
तेरी उमंग से सिंधु तरगें 
सीखा करती हैं उठना, 
तेरे मानस से सीखा करता 
गगनागन विशाल बनना। 


मेरे असीम ! सीमा मत बन 
तेरी ही प्रथ्वी आसमान! 
आओ, ओ नौजवान | 
आओ नौजवान ! 





तेरे उठभार के साथ उभरती है 


दुनिया में सुंदरता , 
तेरे निखार के साथ निखरती है 
दुनिया - में मानवता। 


बनता है बुड॒ढा विश्व तरुण 
छाती है अबर में लाली , 
पतमकर छिपता है दूर भाग 
फूय्ती वसती हरियाली ! 


बुलबुल गुल को चटकाती है 
कोकिल भरती है नई तान। 
झो नौजवान ! 
ओ ओ नोजन ] 


तेरी मस्ती के आलम में 
दुनिया को मिल जाती मस्ती , 
तेरी हस्ती की बरकत में 
सब पाते हैं अपनी हस्ती। 


क्या लेगा कोई दान और 
तू जान किए रहता सस्ती , 
तेरे बसने के साथ साथ 
है एक नई बसती बस्ती। 


तू खुद ही एक जमाना है 
गा रही जवानी जहाँ गान [ 
ओ नोजवान ! 
ओ नौजवान | 


यह कीौम ठुझे ही देख देख 
होती मन में मतवाली है , 
फिर से बुझे हुए दीपक में 
उठने लगती लाली हे ! 


जो मुरक चुके पानी न मिला 
अती उनमें हरियाली है, 
तू आता क्‍या तेरे पदनख से 
फट. जाती अधियाली है! 


तू. प्राची का पावन प्रमात 
तू कचन किरणों का वितान ! 
श्रो नौजवान ! 
ओआो नोजवान ! 


तू नई पौध अर्मानों का 
तू नया राग मस्तानों का, 
तू नया रग, तू नया ढंग 
दीवानों का, मर्दानों का। 


तू नया जोश, तू नया होश 
अपनों का श्रौ' वे गानों का, 
तू नया ज्षमाना, नई शान 
ईमान नया ईमानों का! 


है उथल पुथल', होती रहती 
लख तेरे पाँवों के निशान। 
ओ नौजवान | 
ओ नौजवान ! 


इक्याचन 


जावन 


प्रयाण-गीठ 


युग युग सोते रहे आज तक 
जागो मेरे वीरो तो! 
तरकस में बँघे हुए जी 
अब चसमको मेरे तीरो तो! 


यह भी क्या जीवन है जिसमें 
हो योवन की लहर नहीं १ 
चढ खराद पर, तिलतिल कटकर 
चमको मेरे हीरो तो! 


यौवन क्‍या जिसके मुखपर 
लहराता शोणित-रग॒ नहीं १ 
यौवन क्या जिसमें आगे 
बढ़ने की अमर उम्रग नहीं? 


जन फंड कत ना च ्््जततच+ ह तब 5 +++++* ०+++++ ““>++++ 5 553 


शैशव ही सुखमय है उस 
योवन के आने के पहले , 
मर मर कर जीने की जिसमें 
उठती तरल तरग नहीं! 


चढती हुई जवानी में तो 
आ्रागे बढ जाओ प्यारे! 
बढती हुई खानी में तो 
आगे बढ़ जाओ प्यारे! 


पीछे ही हटना है फिर 
आगे जाने का समय नहीं, 
इस उभार की यादगार में 
कुछ तो गढ़ जाओ प्यारे! 


रूपराशि की दीप शिखा पर 
मरने वाले परवाने ! 
प्रेम-प्रेमे के मधुर नाम को 
र्य्ने वाले दीवाने ! 


वह भी क्‍या है प्रेम न जिसमें 
छिपी देश की आग रहे! 
जन्मभूमि के चरणो में मिट 
अमिट ! ठुमके दुनिया जाने! 


तिरपन 


अभियान-गात 


आज चली है' सेना फिर से 
धीर थवीर मस्तानों की, 
आज़ादी के दीपक पर है 
भीड़ लगी परवानों की। 


मनमोहन है शख बजाता 
कुरुक्षेत्र में हलचल है, 
वर्धा के आँगन में सजता 
फिर श्रों का दल बल है। 


चले जवाहर से नरनाहर 
बनने बदी दीवाने , 
ओ'! आजाद कफस को लेने 
पीने विष के पैमाने। 





कौन रोक सकता होली ; 


अपने बढते दीवानों की, 
अआ्राज चली है सेना फिर से 
घीर वीर मस्तानों की! 


वे कल चले, आज हम जाते 
परसो उनकी बारी है, 
दर-दर में उत्सव जलूस है 
घर-घर में पैयारी है। 


मिला सुयोग युगों में हमको 
माँ के पद का पूजन है, 
कितने शीश चढे चरणों में 
आज वृहद आयोजन हे! 


अबर में ध्वनि गज रही है 
माँ की जय-जय तानों की, 
आज चली है सेना फिर से 
घीर वीर भस्तानों की। 


सत्याग्रही बने वह जिसका 
देशप्रम से नाता हो, 
प्राणों से भी प्यारी जिसको 
अपनी भारत-माता हो। 


पचपन 


प्राण जायें, छोड़े न प्रण कभी 
ऐसी टेक निमाता हो, 
स्वतंत्रता की स्टन अधर में 
जिसका भाग्य विधाता हो। 


बलिवेदी पर भीड़ लगी है 
आज अमर बलिदानों की, 
आज चली है सेना फिर से 
घीर वीर मस्तानों की! 


जागरण 


आज जागरण है स्वदेश सें 
पलट रही है अपनी काया , 
नवयुग ने नव तन नव मन दे 
नव चेतन है लहराया। 


आज पददलित पुनः उठ रहे 
सहन सका अपमान अधिक चित , 
पद-रज भी ठोकर खा करके 
सिर पर चढ आती उत्तेजित। 


जा 


बदीणह के हट चुके हैं 
लौह-कपाट पद-प्रहर से, 
हथकड़ियों की लडियाँ टूटी 
वीरों के वलिदान-भार से। 


विद्रोही हैं राष्ट्रविधाता 
सिमटी मायावी की माया, 
आज जागरण है स्वदेश में 
पलट रही है अपनी काया। 


िसपश्थापल +- संपफक पी केयर मन सन ना न न नानक ८०५५ कम9 न ननन+ पट पक न“ न+मन-++न3+3कन न  3तननन पे +नननन- थ।-+-++>कनमन पा नव नली मन न परम +०ज+नकन«»+०+१०»+ >> 


सत्तावन 


मिटी निराशा की अधियाली 
आशा की अरुणिमा उषा है, 
नव शोणित की लहर उठी है 
शिथिल शक्ति ने पिया नशा है। 


भ्रुज दंडा के लौह दड में 
वज्न्‍न-शक्ति जग रही आज है, 
जिसके वक्षुस्थल मे बल है 
उसके सिर पर सदा ताज है। 


आज आतक्मवबल ऊपर उठता 
पशु-बल पद-तल पर झुक आया , 
आज जागरण है स्वदेश में 
पलट रही है अपनी काया। 


दासों के पददलित हृदय में 
स्वतन्त्रता की जगी आग है, 
कालों ने है शीश उठाया 
महानाश का छिडा राग है। 


कायर भी बढ़ते हैं रण में 
वीर-भाव का वह प्रवाह है, 
समर सिंधु तरते मतवाले 
जिनमें बल विक्रम अथाह है। 


छूब गये दुबेल कुछ बढकर 
धीरों ने दृढ-्तत है पाया, 
आज जागरण है स्वदेश में 
पलट रही है श्रपनी काया, 


आज गुलामों के भी दिल में 
उमडे आज़ादी के शोलते, 
जुगनू से लगते श्राँखों में 
विस्फोयक ये बम के गोले। 


महानाश का राग छेड़ते 
बढते आगे विप्लववाले, 
कालकूट के तिक्त घूँट को 
पीते हैं मघुसा मसतवाले। 


सिंधु बिंदु. में आ सिसटा है 
वह उत्साह रक्त में छाया , 
आज जागरण है स्वदेश में 
पलट रही है अपनी काया।'" 


अपने घर पर आग लगाकर 
फाग खेलते हैं मतवालें, 
शोणित के रंग से रुंगते हैं 
मतवालों के कवच निराले। 


उनन्‍्सठ 


नही हाथ में धनुष-बाण है 
नहीं चक्र शूली कृपाण है, 
लड़ते हैं फिर भी मतवात्े 
शीश सत्य का शिरख्राण है। 


बलिदानों के मुंडमाल से 
हरि का सिंहासन थहराया , 
अ्राज़ जागरण है खदेश मे 
पलट रही है अपनी काया। 


आज मरण में जीवन जगता , 
यों तो जीवन बना भार है , 
बलिदानों की ईंट बनें * हम 
यह सबके मन की पुकार है। 


बढ़ चलते जड़ चरण चपल हो 
रण-प्रागण में हृदय हुलसता , 
वैमव के विलास के णह में 
त्यागी का तप तेज झुलसता। 


आत्मत्याग की अमर-भावना ने 
मृतकों को अम्बत पिलाया, 
आज जागरण है स्वदेश में 
पलट रही है अपनी काया। 


कणिका 


मेरे जीते में. देखेँ 
तेरे पैरों में कड़ियाँ ! 
क्यों न द्ूट पडती हैं मुझ पर 
तो नम की फुल्सड़ियाँ ! 


यह. अस्य अपमान 
जलाता है अन्तर में ज्वाला। 
माँ ! कैसे में ही पी लूँ 
प्रतिशोध गरल का प्याला ? 


प्राण और प्रण की बाजी का 
लगा हुआ हे  फेरा। 
उत्तरेंगी तेरी. कड़ियाँ 
या उतरेगा सिर मेरा! 


इफ्सठ 


नव भाँकी 


घास -पात के डुकड़ों पर 
लुटती है माखन मिसरी ; 
गंजी और जाँघिया पा 
पीताम्बर की सुधि बिसरी। 


चक्की की घरघर में भूला , 
लेकर चक्र चलाना , 
वेतों की बेदद मार में 
सुना वेणशु का गाना। 


 ज्ंजीरों ने चुरा लिया 
वनमाला की छवि बाँकी; 
सिकचों में लख आया हचहूँ 
मनमोहन की नवः मॉकी। 


बेतवा का सत्याग्रह 


गगा से कहती थी यमुना 
तुम इहन, दूर से आती हो, 
जाने कितने ही प्रान्त नगर 
छू करके तीर्थ बनाती हो। 


कुछ कहो बहन, ना; आज 
देश की ऐसी पावन नव्य कथा , ' 
जिससे जागति की ज्योति मिले 
यह मिलते हृदय की तिमिर-व्यथा ! 


गगा बोली, यमुने ! तुम भी 
करती हो सुमभसे अठखेली ? 
तुम मुमसे पूछ रही रानी 
कुछ नये रंग की रंगरेली ? 


तिरसठ' 





ठुमने वंशी का गान खझुना 
तुमने गीता का ज्ञान सुना | 
यमुने | तुमको क्‍या बतलाऊेँ ! 
ठुमने सब बेद पुराण खसुना। 


छोड़ो उन वेद पुराणों को, , 
छोड़ो गीता के गानों को, 
कुछ नवयुग की प्रिय बात कहो ; 
छोड़ो भूले आख्यानों को। 


' तो नवयुग की ठुम सखी बनी 
नवयुग को तुमको लगी हवा , 
आ तो दूँ तुमको एक धोल 
हो जाये तेरी ठीक दवा। 


यमुने ! तुम कितनी भोली हो १ 
भूली बन बात बनाती हो, 
भूले जा सकते क्‍या मोहन 
तुम मन में बात चुराती हो। 


मैं छीन नहीं लूँगी ठमसे 
गोदी से श्याम सलोने को, 
तुम बात बनाकर यों न लगाओ 
काजल श्याम दिठोने को। 


यमुने [ तुम सदा सुहागिल हो 
ठुमक प्यारे घनश्यान रहें, 
गंगा गरीबिनी नहीं धनी है 
घर में राजाराम रहे। 


यमुने ! भूला . जा सकता है 
क्या गीता का भी अमर गान १ 
जो है अतीत का गव॑ लिए 
घेरे भविष्य औ” वतंमान | 


रानी | मेरी तुम भूल गई 
इतिहास स्वय दुहराता है, 
वह कुरुक्षेत्र का मनमोहन 
अवतार नये घर आता है। 


होता है फिर से दृद्द युद्ध 
वह भारत नहीं अत होता, 
कोरव पाडव फिर लड़ते हैं 
घीरज॑ हा हृत ! विश्व खोता। 


भूमिका बहुत तुम बाँध चुकीं 
अब तुम अपना मतच्य कहो, 
किस ओर चाहती ते जाना 
वह सम कथा, गतव्य कहो। 


गगा बोली--मेरी - सज॑नी 
मत आपस में यों रार करो, 
लो सुनो कथा में कहती हूँ 
अब सुनो हृदय उल्लास भरी । 


बुंदेलखंड जनपेद महान 
गुँजे हैं जिसके अ्रमर गान, 
मैं आज उसी की कहती हूँ 
लघु कथा, किंतु, अति कीतिवान । 


बुंदेलखंड, . सुन्दर स्वदेश 
बेतवा जहाँ गलह्ाार बान, 
बहती रहती सींचती घरा 


६3.० 


वन उपवन में शथ्वगार बनी। 


बुंदेलखड, गौरव अखड 
जिसके वर वीर लड़ेतों ने, 
कपिते दिगत को किया 
जिसे वरणित है किया अल्हेतों ने । 


इस नवयुग में भी नये वीर 
भुव घधीर जहाँ पर वतंमान , 
जिसके बलिमय सत्याग्रह 
के गीतों से अबर गीतमान। 


हम्मीदेव का गोरवस्थल 
अब भी हमीरपुर बसा जहाँ , 
बेतवा जहाँ इठला इठला 
खेला करती है यहाँ वहाँ। 


' थे एक दिवस, कुछ कृषक 
जा रहे जिनके पास छुदाम नही , 
बेतवा पार कर, वेचारों के 
घाम ज़ने थे, जहाँ वहीं। 


घटिया देखकर आ पहुँचा 
बोला-- बदगाशों |! चोरी मर , 
आ पहुँचे ठुम इस पार, दस तरह 

अच्छा दो अब अपना कर?। 


देते क्‍या दीन दुखी किसान ! 
पैसा भी द्वोता पास कहीं , 
तो क्‍यों जाते जल में हिलकर 
जाते क्‍यों चढकर, नाव नहीं ! 


बोले किसान सरकार ! 
एक भी पैसा पास नहीं अपने , 
फिर दूर घाट से हिल करके 
आये इस पार यहाँ, हम ये |? 


सड़सठ 


मे कुछ न - जानता हूँ 
करते हो बहस, उतारो तो कपड़े , 
नगे जाओ अपने घर को 
देखता बहुत तुम हो अकडे |? 


घाटिया बड़ा था क्रूर, निद्धर 
उसको था धन से बड़ा लोभ , 
यदि छूट जाय घेला तो भी 
होता था उसको बडा क्षोम। 


घाटिया वेरहम हुआ, कहा-- 
आओो मेरे ओ अजमादार! 
ये बहस बहुत मुभसे करते 
आये करके बेतवा पार | 


#ं घाट छोड़कर आये हम 
कहते कर! तुम्हे नहीं देंगे? , 
ले लो कपडे लत्ते इनके 
जो करना हो, ये कर लेंगे।? 


जैसे मालिक, वैसे नौकर 
वे कडे कसाई-से थे फिर, 
वोले--खोलो. कपड़े लत्ते 
वरना, हंटर खातओ्रोगे फिर।? 


अधनगे यों- ही रहते हैं 
भोले भाले मारे किसान , 
उस पार प्रहार यह दा! विधिना ! 
यह न्याय निद्ठर तेरा महान | 


कपड़े लत्ते खुलवा करके 
उनको दे करके चपत चार , 
मेजा दे एक लगोटी भर 
इस नि्धनता में कडी मार! 


थे देख रहे इस नाटक को 
कुछ सद्ददय सजन वहीं खडे , 
उनका मन भी फट गया यदपि 
ये जी के वे भी खूब कडे। 


सोचा-यह तो है. अनाचार 
अपने उन दीन किसानों पर , 
इस फलते ओर फूलते हैं 
बलि पर, जिनके एहसानों पर ! 


वे चले गए, रोते धोते 
नगे अधनगे, ठिठ़्र ठिहुर , 
पर, क्रूर घाटिया-सा तो होता 
सबका हिरदय निदुर ! 


उनहत्त 


जो अ्रश्नु गिरे थे" घरती पर 
वे अंगारे , बनकर सुलगे , 
थे खडे देखते जो दर्शक 


० 


उनके मन में बन आग जमगे।! 


जो खडे हुए थे तेजस्वी 
उनके कुल का सम्मान जगा , 
हम खडे रहें--हो अनाचार 
उनके मन का अभिमान जगा |! 


तो घिक है ऐसे जीवन पर 
यदि हमीं मरे, तो जिया कोन ! 
इसका प्रतिकार करेंगे हस 
थी हुई प्रतिज्ञा आज मौन! 


प्रतिकार करेंगे हम इसका 
जो भी हो कारा फाँसी हो , 
अन्याय. न देखेंगे अब फिर 
जीवन है ही कितना दिन दो! 


वे धन्य वीर ! अन्याय देखकर 
जिनका खून उबल पढ़ता, 
वे धन्य धीर ! बलि होने को 
जिनका हो प्राण मचल पडता ! 


ऐसे ही तो दो चार सत्य- 
बल वालों से धरती स्थिर है , 
अन्यथा न जाने कितनी ही बेला 
यह घेंस, उबरी फिर है। 


घाटिया जुल्म करता रहता 
कर का अन्याय घटाने कों , 
तैयार हुए कुछ मतवालते 
कर का श्रन्याय मिटाने को! 


जिन मनमोहन की वशी से 
निद्रित भारत यह जाग उठा, 
उसके ही कुछ गोपो का दल 
बलि होने को अनुराग उठा। 


जन जन में यह चर्चा फेली 
मन मन में यह कोतूहल था , 
सत्याग्रह का था दिवस कौन £ 
पुर नगर प्रान्त में_ हलचल था | 


र्भेरी बाज उठी घर घर 
दर दर से सजा जुलूस चला , 
बेतवा नदी सत्याग्रह को 
देखने सभी जनगण उमड़ा। 


इ्चं 


है नहीं आज तलवार खड॒ग 
आत्मा पर, खूब चमकती है, 
बलि होनेवालों के शबागे 
असि कुंठित बनी दबकती है। 


बोलो भारत माता की जय 
बोलो जनगशणात्राता की जय! 
गूँजी जय-व्वनि यों बार बार 
बढ चले वीस्वर इधर अभय [ 


हथकड़ी बेड़ियाँ लिए खड़े थे 
उधर लाल पगडीवाल्ते , 
ये इधर चले बेतवा पार 
करने अपने कुछ . मतवाले। 


बेतवा सोचती धन्य भाग्य ! 
में इनके चरण पखार रही, 
जो चले न्याय पर मिटने को 
में जी मर उन्हे निहार रही। 


लहरें आ आ बलखाती थीं 
पल पल आ आर इठलाती थीं » 
जाने था उनको हर्ष कोन 
'गुपचुप गुपचुप बतलाती थीं। 


कहती थीं--है जाग्रत स्वदेश 
अब  जागेगा बुदेलखड , 
आया है नवयुग का प्रभात 
होगा फिर निज गोरव अखड। 


जब बिना श्त्रही लडने को 
इन वौरों में जागा गौरव, 
तब कौन रोक सकता उनको 
आत्माहुति हो जिनका वैभव ! 


उन्नत ललाटथ नवतेज लिए 
मुख पर नव श्री थी खेल रही , 
जाने किस तपसी की आमा 
थी सभी भीरता मेल रही। 


जेंसे हो सत्य स्वय ही आ 
श्री का मडल हो बाँध रहा , 
सब निष्प्रम थे इनके समक्ष 
ऐसा था ज्योति प्रवाह बहा। 


आँखों में थी करुणा बहती 
अधरों ,पर थी मुसकान भरी , 
उर में उम्रग सर्वर में तरग 
थी नूतन दिव्य ज्योति निखरी ! 


पचहत्तर 


जयमाल लह्रती थी 
वक्तस्थल पर देवों की वर म/ल बनी , 
ये देवमूति से थे तिमू्ति 
जिनको पा थी वेतवा धनी | 


टूटी पठती थी भीड देखने 
को वीरों का महोत्साह , 
व्याकुलता, उत्सुकता, उत्कठा , 
सबका था अ्रदुभ्ुुव प्रवाह। 


थी एक मघुर-सी सप्ृह्य अमर 
तब जन गण-मन में जाग रही , 
जग रही एक थी आत्मशक्ति 
भीरता सभी थी भाग रही। 


सबके मन में यह भाव जगा 
था नूतन एक प्रमाव जगा। 
सब कुछ होकर भी कुछ न हुए 
सब में था एक अभाव जगा। 


यदि होते सत्याग्रही, सत्य के 
लिए अमय आगे बढते , 
तो होता जीवन-जन्म सफल 
हम भी तब सुयश शिखर चढते। 


हैं धन्य | यही हम देख रहे 
आँखों के आगे, बीर कर्म। 
अन्याय मिटाने जाते जो, 
यह दश्शान मी है पुरय धर्म। 


थे ब्रिठिश राज के दूत--ज़िला 
के अधिपति _ और दरोगा मी , 
मत इधर बढ़ी, अन्यथा बनोगे 
वदी उनको रोका भी। 


क़ानून भग कर रहे, समझते 
हम, इसका है हमें ध्यान, 
तुम कैद करो, वदी कर लो 
दो दड कहे जो भी विधान ! 


है मान्य सभी, पर - न्याय 
यही कहता है हमसे बार बार , 
कर उसे नहीं देना चहिए 
जो घाट छोडकर करे पार [? 


कर लो वदी इनको इनने है 
अमी न्याय को भग किया , 
काराणद ले जाओ उनको 
इनने काराणह स्वयं लिया। 


सतत्तर 


पड गईं हाथ में हथकड़ियाँ 
वे जीवन की मधुमय घड़ियाँ ,. 
हम जिन्हे पहनकर खड खड 
करते हैं लोहे की कड़ियाँ ।' 


भारत माँ की जयकार हुई 
कूलों में और कढारों में, 
गाँधीजी की जय जय गेजी 
लहरों में और कगारों मे। 


काराणदह भेजे गए वो 
वे चले हषे से मुसकाते, 
जो बढते दुश्ख मिठाने को 
वे दुःख नहीं मन में लाते ।' 


घर घर में ही कोतवृहल था 
दर दर से उनकी चचों थी।' 
खर स्वर में उनका नाम चढा 


उर उर में उनकी अर्चा थी।' 


बैठे हैं न्यायाधीश आज 
न्यायालय में जनता उमड़ी ; 
न्यायालय में आये वदीगण 
हाथों में हथकडी पडी।' 


अधरों पर थी सुसकान मद 
मुख पर नवतेज छुलकता था ,, 
ये अपराधी हैं नहीं, वीर हैं 
रह रह भाव भलकता था। 


युग परिवर्तन का थुग आया 
अब चल न सकेगा अनाचार , 
सोई जनता है जाग उठी 
युग-धर्म रहा सबको पुकार। 


रह रह बढती थी अधिक भीड 
रह रह जनता होती अधीर , 
क्या दड बदियों को मिलता 
था एक प्रश्न, थी एक पीर। 


क्या निर्यय न्यायाधीश करें 
क्या बने आज सबका विधान १ 
ये दोषी हैं या नहीं यही 
जिज्ञासा थी सबमें समान। 


है घाट एक ही सीमा तक 
हो सकता घाद असीम नहीं , 
फिर सभी किनारे कर लेना 
हो सकता है यह न्याय नहीं ! 


उन्‍नासी 


जनता में आया जोश कहा-- - 
सब चलो बेतवा पार करे ; 
अधिकार मिला, उपयोग करे 

युग युग का यह अन्याय हरे। 


जागी होगी करुणा अवश्य ही 
उस दिन, जगन्नियता की , 
संकल्प उठा जिस दिन मन में 
ये चले वीरबर एकाकी | 


कुछ अस्त्र नहीं कुछ शस्त्र नहीं 

कुछ सेना साथी साथ नहीं; 
ये चले युद्ध करने केवल * 
था सत्य न्याय ही शक्ति यहीं ! 


उन रघुपति की आ गई याद 
जो एक दिवस थे इसी माँति , 
चल पड़े युद्ध करने प्रबुद्ध 
पैदल रथ गज की थी न पॉति। 


बरसी थी नम से सुमन राशि 
उन रघुवशी वर वीौरों पर , 
दशमुख बिंध पद पर लोट गए 
जिनके तेजस्वी तीरों पर। 





अब तो क्‍या था ! वह सभी भीड़ 
पानी में उतरी पाँव पाँव, 
उस पार चली, इस पार चली 
था आज न घाटिया का न नाँव। 


यह था न, घाटिया हो न वहाँ 
पर आज पराजित बना मूक , 
देखता रहा सब जड बनकर 
उर में उठती थी एक हूंक। 


वह भी था वीर बुँदेलखड का 
उसमें भी था एक द्वदय , 
था सोते से जागा जेसे 
बोला बुँदेलवीरों की जय। 


बह सत्याग्रह, वह जाणति-क्षण 
जय ध्वनि जो गँजी प्रहरों मे। 
है लिखा मौन इतिहास आज 
बेतवा नदी की लहरों में। 


घाटिया और ये जमादार 
थे किए. जिन्होंने अनाचार, 
आये लजा से विगलित हो 
नतमस्तक दृग में सजल' धार। 


तिरासीः 


उन नेताओं के चरणों में 
झुक किया, सभी ने ही प्रणाम , 
बुंदेलखड की जय मगँजी 
थी ह् हिलोरें वे प्रकाम | 


नेता बोले भाई मेरे 
इसमें न तुम्हारा रच दोष, 
नासममकी ही का कारण है 
तुम भी भरते हो राज्यकोश ।' 


मॉगो तुम क्षमा किसानों से 
इनकी सेवा एहसानों से, 
जिन पर था तुमने किया जुल्म 
इन मूक बने भगवानों से।” 


घाटिया 'और सब जमादार 
पहुँचे उनके भी पास वहाँ, 
पर, वे किसान झुक गए प्रथम 
यह क्‍या करते हैं आप यहाँ ! 


हम दीन हीन निर्धन मजूर 
तुम मालिक हो सरकार अभी १ 
है खिया गया तन नहीं पीटने से 
नित +, खाते मार सभी [ 


क्या हुआ आज तुम झुकते हो १ 
दे रहे हमें सम्मान दान, 
पर कल से यही प्रहार बदे 
हैः इसीलिए. निर्मित किसान ! 


भगवान ! कहाँ तुम सोते हो १ 
कितने युग का पातक महान। 
जुड़ता है तब निर्मित करते 
सब कहते हैं जिसको किसान | 


अब भी न तुम्हारी आँखों में 
यदि बह्ी सजल करुणा धारा , 
पिसता ही यों रह जायेगा 
तो दलित कृषक जनगण सारा ! 


यमुना गगा के गत्ते डाल 
गलवाही बोली चलो बहेँ। 
जग॒ रहा हमारा राष्ट्र आज 
चल सागर से संदेश कहें। 


ऊँचा हिमाद्वि का मस्तक हो 
सुन सुनकर जिनका अनुष्ठान , 
बुदेलखड जाग्रत मेरा 
बंंदेललड मेरा. महान | 


पसासौ 


विश्राम 


किम तरह खागत करूँ ? थ्रा लाइले ! 
चाहता जी चरण तेरे चूम लूँ, 
गोद|ल्ते तुकफो तनिक हो लें सुखी , 
प्यार के हिन्दोल पर चढ़ भूम लेँ। 


तू अ्रभी तो है बड़ा सुकुमार ही 

हाय ! नगे पाँव शर्तों में गया , 
धन्य तेरा प्रेम ! तू ने क्‍या कहा 
माँ | अरी में दोड़ फूलो में गया , 


लाल ! यदि तुमसे मिलें जिस देश को 
क्यो सहेगा वह किसी भी क्लेश को १ 
भक्त बनकर बारता है प्राण जो 
मानकर भगवान ही निज देश को ? 


ऐ हठीले | ञ्रा ठहर तू श्रव न जा 

कुछ दिनों तो गेह में विश्राम कर , 
क्या कहा--विश्वास है तब तक कहाँ ? 
है छिद्य स्वातत्य का जब तक समर ! 








अभियान-गीत 


चलो आज इस जी पुरातन 
भव में नव निर्माण करो, 
युग युग से पिसती आई 
मानवता का कल्याण करो। 


बोलों कब तक सडा करोगे 
तुम यों गदी गलियों में! 
पथ के कुत्तों से भी जीवन 
अधम संभाल पसलियों में! 


दोगे शाप विधाता को लख 
धनकुबेर रैंगरलियों में, 
किन्ठु, न जानोगे अपने को 
क्योंकि घिरे हो छुलियों में। 


सत्तासी 


कोटि कोटि शोषित पीड़ित तुम 
उठो आज निज त्राण करो ! 
बढ़ो आज इस जी पुरातन 
भव में नव निर्माण करो! 


उठो किसानो ! देखो ठमने 
जग का पोषण भरण किया , 
किन्तु तुम्हीं भूखे सो रहते 
हूक छिपाये, मूक हिया। 


रात रात भर दिन दिन भर 
ठुमने शोणित का दान दिया; 
मिद्दी तोड़ उगाया अकुर 
ग्राम मरा, पर नगर जिया! 


ठुम अगशणित नंगे मिखमगे 
अधिक न सन म्रियमाण करो , 
चलो आज इस जीण पुरातन 
भव में नव निर्माण करो! 


व्यर्थ ज्ञान विज्ञान सभी कुछ 
समझो अब है आज यहाँ, 
घर में जब यों आग लगी हे 
घर' की जाती लाज जहाँ! 


राज्य तंत्र के यंत्र बने 
घनपति करते हैं राज जहाँ , 
यह क्या किया पाप तुमने ! 
घुटते जीवन के साज यहाँ । 


आग फूँक दो कंकालों में 
कृंगालों में प्राण भरो।! 
उठो आज इस जी पुरातन 
भव में नव निर्माण करो | 


नवासी 


नब्दे 


केसी देरी ! 


धघक रही है यज्ञकुंड में 
आत्माहुति की शीतल ज्वाला , 
होता ! मद न॒पडे हुताशन 
नव नव अभिनव आहुतियाँ ला | 


होम, होम, तन मन धन जीवन 
अपने नर मुण्डों की माला; 
उठें लपठ, सुलसे गगनागन 
फटे वन्नयुग का उजियाला। 


वर की बेला चली आ रही 
ञआ्राज हो रही कैसी देरी, 
आज बज रही है आँगन में 
बापू की मोहक रणमेरी । 


चल योवन का दान लिए चल 
जीवन का वरदान लिए चल , 
अधरों पर मुसकान लिए चल 
प्राणों में बलिदान लिए चल। 


शूरों का सम्मान लिए चल 
वीरों का अमिमान लिए चल , 
जननी के अरमान लिए, चल 
प्रतिक्रिया के गान लिए. चल ! 


प्राणों में युग युग की ज्वाला 
श्वासों में युग युग की आँधी , 
शोणित में युग युग का घृत ले 
चल रे हव्य “माँगता गाँधी। 


इक्यानवे 


अनुरोध 


[ कांग्रेस से संन्यास अहण करने पर महाश्माजी के प्रति 
यह अनुरोध लिखा गया था ] 


साबरमती आश्रमवाले ! 
तो दाडी यात्रा वाले! 
यह वर्धा में कौन मोन ब्रत 
ले बैठे ओ मतवाले !? 


इधर आओभ्रो, बतलाओ राह , 
हो रहे कोटि कोटि गुमराह। 


हमें त्याग कर तुम बैठे 
तब कहो कहाँ हम जायें! 
भूल रहे हैं, भव्क रहे हैं, 
कब तक अब भरमाये ! 


करो पूरी इतनी सी साध , 
आज तुम क्षमा करो अपराध ! 


तुम मत चूको, चूक जायें हम 
हम तो हैं नादान, 
तुम मत भूलो, भूल जायें हम 
हम तो हैं अनजान। 


नहीं?, तुम ओऔ कहो मत नहीं , 
कहोगे जहाँ, मिट्गे वहीं | 


सहीं नहीं जाती है हमसे 
और अधिक. नाराजी , 
बापू बोलो कहाँ लगा दें 
इन प्रायों की बाजी! 


हमारी मिंट जायेगी पीर, 
चलो हाँ चलो गोमती तीर! 


अज अकेला ही है अपना 


सेनापति मतिमान ! 
घीरज दो सतप्त हृदय को 
आओ तपोनिधान ' 


न भूलो अपना प्रण केशव [ 
ले चलो जहाँ विजय उत्सव ! 


तिरानवे 


एक बार फिर, बजे समरदुंदुभि 
उमड़े उत्साह ; 
एक बार फिर, मुर्दों में 
जागे. लडने की चाह। 


करें हम श्रपने को बलिदान ; 
कहे जग-'जयजय हिन्दुस्तान ? 


+ 


गुह-त्याग 
[ सुभाष बाबू फे गृह-स्याग पर | 


शीत की निर्मम निशा में 
अआ्राज यह गशह त्याग कैसा! 
देश के अनुराग ही में 
आज मौन विराग कैसा | 


नग्न तन, पद नग्न, ले 
परिधेय मात्र, सघन आँपेरे , 
आज असमय में अश्रकेल्े 
चल पड़े किस ओर मेरे ! 


कौन है वह पथ तुम्हारा 
कोन-सा अब लक्ष्य माना १ 
है कहाँ से गली उसकी 
कुछ नहीं ' संकेत जाना। 


 पंचानबे 


हम कहाँ आयें किधर 
उस देश का है भाग कैसा ! 
शीत की निर्मम निशा में 
आज यह गझहत्याग कैसा ? 


खो नही जाना कहीं 
दीवानगी में ऐ रोंगीले , 
रेंग न लेना वस्र अपने 
कहीं गैरिक रंग ही ले। 


बिना रेंग के ही रहे तुम 
चिर विरागी, ओ इहठीले , 
ओर फिर सनन्‍्यास कैसा 
चाहिए ? जिसको यती ले। 


आज फिर किस विजन वन में 
सज रहा है त्याग कैसा ! 
शीत की निर्मम निशा में 
आज यह गहत्याग केसा ! 


थी व्यथा वह कोनन्सी १ 
चुपचाप की ठुमने तयारी , 
श्राव है, उद्भ्रावः हम 
मिलती ।नहीं आहट ठुम्हारी। 


भूल सकते हैं कभी भी 
क्या तुम्हें मेरे पुजारी ९ 
विकल देश पुंकारता है 
तुम कहाँ ! मेरे भिखारी! 


क्यों नहीं तुम बोलते 
यह मोन से अनुराग कैसा १ 
शीत की निर्मम निशा में 
आज यह गशहत्याग कैसा ! 


लौट आओ ओ उहठीले ! 
जन्मभूमि तुम्हें. बुलाती , 
लोट आओ लाडले, छरूठे 

तुम्हें जननी मनाती | 


चंघु व्याकुल, देश व्याकुल 
जाति व्याकुल है तुम्हारी , 
तुम कहीं. जाओ नही 
यों क्षुब्ध हो, श्रो क्रान्तिकारी ! 


आज घरघर गुँजता है 
शोक गीत विहाग कैसा! 
शीत की निर्मम निशा में 
आज यह ग्हत्याण कैसा! 


सत्तानबे 


ढेँते हैं वे वुम्हैं-- 
साम्राज्य है, जिनका यहाँ पर , 
हाथ में ले हथकड़ी 
ठहुम हो यती! मेरे जहाँ पर। 


प्राण आहुति चले देने 
चाहते ये तन तुम्हारा , 
आत्मा को बाँघती है 
खूब इनकी लोह कारा। 


हंस रहा है नभ उधर 


यह व्यंग का है राग कैसा! 
शीत की निर्मम निशा में 
तआ्रज यह गशहत्याग कैसा ? 


राजवंदी राष्ट्रकवि 
[ बाबू मैथिलीशरण गुप्त के प्रति ] 


बने वदिनी के बदन में 
वंदी ठुम भी आप, 
निखरेगी इससे अब प्रतिभा 
गरिसा शक्ति झामाप ! 


खादी, चर्खा, देशभक्ति ओऔ' 


स्वतत्रता की साध , 
है भारत के पुत्र तुम्हारा, 
यही धोर अपराध ! 


है भारत-भारती, राष्ट्र-कवि 
यह भी जय ही पाई, 
दे न सके हम तुम्हें विदाई 
देते आज बधाई ! 


निन्नानवे 


जाओ उस काराणह में 
जो बना थुगों से पूत, 
जहाँ शान्ति के दूत बने थे 
असर क्रान्ति के दूत। 


जहाँ महात्मा, तिलक, लाजपत 
कितने अमर शहीद , 
अपने पदचिह्"ों से कर 
आये हैं पीठ. पुनीत। 


जहाँ देश के आज जवाहर 


लाल अनेकों बंद , 
करने को निबंध देश को 
लो,--बंधन स्वच्छुंद । 


'सिहासन तुम चले उलटने 
ओो विद्रोही वीर ! 
इसीलिए, यह... दंड-- 
तुम्हारा हाथों में जजीर। 


सिखलाया तुमने भारत के 
तर्णों को षड़यत्र , 
वबनो ख्वतंत्र, पूर्व गोरव हो! 
कितना विषघर मंत्र ! 


आज इसी से मिला तुम्हें यह 
कड़ियों का वरदान , 
देखो--खिलती रहे अधर पर 
यह मगल मुसकान । 


हम भी बलि देने आयेंगे 
वह्दीं मिलेंगे भुजभर , 
अग्रज आगे गए, अनुज भी 
होंगे अनुसर अनुचर | 


धन्य तुम्हारा जीवन दिन है 
धन्य आज ये घड़ियाँ, 
जयमाला शरमाती मन में 
देख. हाथ हथकड़ियाँ ! 


हाथ पाँव बाँघे वे इतना 
है उनका अधिकार , 
ज़जीरों से केद न होगी 
आत्मा मुक्त उदार । 


चढ़े आज आहुति पर श्राहति 
बलिवेदी * हो पूर्ण , 
विश्व केंपे, विश्वंभर काँपे 
देख सत्य को चूण। 


एक सो ण्क; 


कल तुम चले, आज हम आते 
परसों उनकी बारी-, 
स्वागत का क्रम यही रहा तो 
घर घर है तैयारी। 


बाहर भी हम क्‍या हें! 
सारा भारत कारागार:, 
क्या कह सकते भी जी के हम 

अपने मुक्त विचार १ 


पतन ! पतन की सीमा का भी 
होता है कुछ अंत 9 
उठने के प्रयक्ञ में लगते 
हें अपराध अनत ! 


पूछ रहे हो किया कोन सा 
था तुमने अपराध १ 
जीवन भर क्या किया-- 
जगाई कौन सलोनी साध ! 


फेंका था विद्रोह शख 
क्या कभी नहीं तुमने ही १ 
खोले थे बेँधे पख 
क्या कभी नहीं तुमने ही ! 


सुलगाई क्‍या तर्णों में 
तुमने न देश की आग! 
थी भारत-भारती किसलिए, 
क्या था प्रेम-पराग १ 


हक 


फिर, बापू षड़यंत्री से 


किया खूब सपक , 
पिया प्रेम से छुप चुप तुमने 
आत्म - शक्ति - भधुपक | 


हू“ लोह अंखलायें हो यों 
अपनी भीड अपार , 
ढहे खड़ी ऊँची कराल 
काराणह की दीवार ! 


एक सो तीन 


दीनबंधु ऐंडू ज़ के प्रति 


सिंधु पार सुन पड़ी तुम्हें 
कैसे ,जननी की पीर! 
खिच आए. इस पार 
अचानक भरे नयन में नीर १ 


पूर्व जन्म का था क्‍या कोई 
यंह्‌ आत्मिक सबंध १ 
हिले प्राण के तार, बँधे 
तुम, सजा स्नेह अनुबंध [ 


भरा तुम्हारे मानस में था 
कियना करुणा. सिंधु 
दीनानाथ न बने कभी ठुम 
बने दीन के बु[ 


आँखों में भारत की छवि 
स्वर॒में भारत का ' गान 
कर में भारत की सेवा 
उर में भारत का ध्यान 


रोम रोम में रमा तुम्हारे 
भारत का उत्थान , 
रहे विदेशी कब१ तुम तो 
थे भात की सतान ! 


भारत की खतत्नता के छेड़े 


ठुमने नित _ गान , 
हो स्वतन्न यह देश तुम्हारा 
रहा यही अरमान ! 


भारत माता ही के रराणों में 
लीं अब आँखें मुँद, 
सोते तुम समाधि में सुख की 
मलके यश के बँँद। 


दीनबंधु,.. ऐंड्रज, बध्ुवर 
कैसे गाये गान £ 
लिखा रहेगा नित्य गगन के 
उड्डुगण में आख्यान ! 


तपोपूत तुम देवदूत हे 


क्रान्ति दूत | अवतार ! 
जयति देश को स्वतत्नता के 
अचल शिला आधार । 


एक सो पाँच 


कसो छः 


मेरे 


उद्बोधन 
हिन्दू औ! मुसलमान ! 


रे अपने को पहचान जान! 


हम 


लड जाते हैं आ्रापस में 


मंदिर मसजिद हैं लड़ जातीं। 


हम 


गड़ जाते हैं धरती में 


मदिर मसजिद हैं गड जातीं। 


मदिर मस्जिद से ऊपर हम 
रे अपने को पहचान जान | 


हम 
तब 
ठुम 
त्तब 


यवन बताते हैं तुमको 
यवन बताते हैं पुराण , 
काफिर कहते हो हमको 
काफिर कहती है कुरान । 


गीता कुरान से ऊपर हम 
रे अपने को पहचान जान ! 


हम चले मिटाने जब तुमको 
बेचारी दाढी कद जाती, 
तुम चले मिटाने जब हसको 
बेचारी चोटी कट जाती। 


दाढी चोटी से ऊपर हस 
रे अपने को पहचान जान ! 
मं 


हम शत्रु सममते हैं तुमको 
इतिहास शत्रु बतलाता है, 
हम मित्र समसते हैं तुमको 
इतिहास मित्र “ बतलाता है! 


इतिहासों से ऊपर हैं हम 
रे अपने को पहचान जान। 


एक सी सात 


क सा शाठ 


ष् 


कालंमाक्स के प्रति 
तुम जग जीवन के नव विहद्यान ! 


तुम महाक्रान्ति के अग्नि-गान ! 


पुँजीपतियो. के महानाश , 
दीनों दलितों के नवग्रकाश , 


साम्राज्यगद के ध्यसगान 
तुम जग जीवन के नव्रविद्यान ! 


जग में जितना भी महा शास , 
वह महामूस, वह्ट मद्या प्यास , 


शोदित पीड़ित के झअमयदान 
तुम जग जीयन के नव दिद्वान | 


तुम करुणा की कातर पुकार ; 
कृषकों श्रमिकों की अश्ुधार , 


ठुम आश्वासन, ठुम महात्राण । 
तुम जग जीवन के नव विहान ! 


नगों मिखमगों की कराह , 
भूखे प्यासों की दाह आह , 


तुम दरिद्रता की प्रलय-तान 
ठुम जग जीवन के नव विहान । 


भावी जीवन के अग्रदूत , 
ठुम मोक्षमंत्र, तुम तपोपूत , 


ठुम साम्यवाद के विजय-गान | 
ठुम जग जीवन के नव विहान | 


जग जीवन में खुल पडो आज 
संगठित बने बिखरा समाज , 


हो विश्व श्रमिक दल एक प्राण , 
तुम जग जीवन के नव विहान ! 


एक सो नो 


लांच ध्चजा 


हमारी लाल ध्वजा लहरे। 
त॒म्हीरी लाल ध्वजा लहरे। 


बस बरसे या बरसे गोली , 
बढ़े लाल सेना की टोली , 
मस्तक पर हो रण की रोली , 


ड्शासंग डगमग घरणी डोले ) 
जय जय ध्वनि घहरे। 


हमारी लाल ध्वजा लहरे। 
तुम्हागी लाल चजा लहरे | 


लाल सैन्य का लाल सिपाही , 
बन कर अपने युग का राही , 


दूर करेगा सब मुमराही , 








लाल सिताग हो श्रुव तारा 
शत्रु देख हहरे ! 


हमारी लाल ध्यजा लहरे। 
तुम्हागी लाल ध्वजा लहरे। 


बहुत सहे हैं हमने शासन , 
कमर तोड सिरपर सिंहासन , 
आज प्रलय हो, हो परिवर्तन , 


शोषित पीड़ित आज जगे हैं, 
जय - निशान ' फहरे! 


( 


हमारी लाल घध्वजा फहरे। 
तुम्हारी लाल ध्वजा फहरे। 


उठे क्रान्ति का ऊँचा नारा, 
दुनिया का मैदान हमारा, 
कौन हमें कर सकता न्यारा? 


पृथ्वी के, हम, प्रथ्यी अपनी 
पृथ्वीपति हृदरे । 


एक सो ग्यारह 


। 
हमारी लाल ध्वजा फहरे। 
तुम्हारी लाल ध्वजा फहरे। 


लाल ध्वजा यह मजदूरों की, 
लाल ध्वजा यह मजबूरों की , 
लाल ध्वजा यह है शूरों की , 


छू सकते साम्राज्य न इसको , 
भीर देख भहरे | 


हमारी लाल ध्वजा फहरे। 
तुम्हारी लाल ध्वजा फहरे। 


गड़े देश में लाल पताका ; 
रोके बढ़ बेरी का नाका; 
चले लाल सेना का साका, 


अन्यायों का सर्वनाश हो, 
आज न्याय ठहरे ! 


हमारी लाल ध्वजा फहरे। 
तुम्हारी लाल ध्वजा फहरे। 


क्रान्ति कुमारी 


में आती हूँ बन नई सृष्टि 
ध्वसों के प्रलय-प्रहारों में, 
में आती हैँ धर कोटि चरण 
युग के अनत हुकारों में! 


आती हूँ ले नव भाषा, 
आती ले नव अभमिलाषा , 


नव शब्द छद॒ लय ताल मीड़ 
नव गमकों की गुजारों में, 
में आती हूँ बन नई सृष्टि 
घ्वसों के प्रलय प्रहारों में। 


चीरती रूढियों की छाती, 
बिजली बन तमसा को ढाती , 


| एक सो तेरह 


नी 


में आती हूँ कंचे पर चढ 
मृत्युयय॑ श्रमय-कुमारों में, 
मैं आती हूँ बन नई सृष्टि 
घ्वसों के प्रलय प्रहारों में ,. 


जड़ गतानुगतिका हिला हिला , 
अधानुकरण पर बनी शिला , 


आती हैँ कसक कराह लिए 
में मरती हूँ बेजारों में, 
मैं आती हे बन नई सृष्टि 
व्वमों के प्रलय प्रह्रों में। 


पद दलितों को मैं उसकाती , 
दलितों को में पथ दिखलाती , 


उल्का तारा शनि केतु लिए 
खेला करती शअ्रगारों में। 
मैं आती हूँ बन नई सृष्टि 
ध्वसों के प्रलय प्रहारों में । 


तोडती नियम ओ'! धारायें , 
फोड़ती क्लिले ओ! कारायें, 


ज़जीरं बेडी मृत्यु. दड 
फाँसी की हाहाकारों में! 
मैं आती हूँ बन नई सुष्टि 
ध्वसों के प्रलय प्रहारों में ! 


कि को देती वरदान नये, 
रवि को देती मैदान नये, 
छवि को देती उद्यान नये, 
हवि को देती बलिदान नये , 


मैं ध्यंससुजन के चरणों से 
नित अपना पथ बनाती हैँ। 
जब आती हैं । 


निबंल के कर की ढाल बनी 
निर्धन के कर करवाल बनी, 
घन-दर्पित उद्धत क्रर कुण्लि 
कामी--प्राणों का काल बनी , 


युग युग के गोरव छुत्रमुकुट में 
बढ बढ आग लगाती हूँ। 
जब आती हूँ। 


एक सो 


/मैं विगत श्रतीत पुनीत पाप की 
परिभाषायें बिखराती , 
नव संस्कार नव नव विचार 
नव भाव कल्पना उपजाती , 


निर्भम कवि,की वाणी बनकर , 
वीणा के तार बजाती हूँ। 
जब आती हूँ । 


विद्रोह भ्रान्ति -विप्लव अशान्ति 
उत्पात श्रराजजता भरती , 
में सप्तसिधु खोला करके 
भू अबर सभी एक करती, 


फूकती जागरण-शख, पख मैं 
बंधे हुए खुलवाती हूँ! 
जब आती हूँ। 


भारतवर्ष 


चह मरिसामय अपना मारत 
वह गरिमामय सुन्दर स्वदेश ! 
युग-युग से जिसका उन्नत शिर 
है किये खड़ा हिमगिरि नगेश | 


जिसके मदिर के शखों से 
गजा अजेय बन बहवाद , 
भूले नश्वर तन का प्रमाद 
अमरात्मा का पाया ग्रसाद। 


हैँ अमर कीत्ति, हैं अमर प्राण 
अमरों का अदूधुत अमिट देश । 


इतिहास - पटल पर ससुति के 
जो स्वर - वर्ण में लिखा नाम , 
चह है रघुपति की जन्मभूमि 
वह है यदुपति का जन्म - घास । 


जिसके तृणु-तृण में कश-करण में े 
चशी बजती रहती अशेष। 


एक सो सत्रह 


युग - युग से जो प्रथ्वीतल पर 
है भासमान बन गगन-दीप , 
कितने ही राष्ट्रयान उबरे 
पाकर प्रकाश जिसके समीप । 


भवसागर के अपार तट का 
३८ 6 पु 
जी कशणधार कोशल - निवेश । 


रण वरण किया 'घर चरण सुहृद 
तब मरण बना निज स्वर्गद्वार , 
पुरुषों ने रख-कंकश . पहना 
र्मणी ने जोहर का श्यगार। 


आमभरण बनाया गोौरब को 
आवरण हटा सुख के अशेष । 


कितने ही राष्ट्र उठे जग में 
कितने ही राष्ट्र हुए विलीन , 
जो महाकाल की छाती पर 
आरूट आज बन चिर-नवीन। 


विश्वभर के करुणा-बल पर 
युग-युग. दु्जय देशेश देश। 


प्रकाशक 
अवध-पब्लिशिंग-हाउस 
लखनऊ 


